सत्यमेव जयते 


GOVT 
. OF HARYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 
No. 171-2021 / Ext . ] CHANDIGARH , THURSDAY , OCTOBER 21 , 2021 ( ASVINA 29 , 1943 SAKA ) 


, 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 21 अक्तूबर , 2021 
क्रमांक 52 / 69 / 2021-2क1.- हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली , 1977 के नियम -9 के उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल , इसके 
द्वारा नगर पालिका , लाडवा , जिला- कुरुक्षेत्र के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाता है , जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति 
पर या इसके पश्चात् सरकार , ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों , यदि कोई हो , जो प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , शहरी स्थानीय 
निकाय विभाग / निदेशक , शहरी स्थानीय निकाय , हरियाणा , पंचकूला द्वारा उपायुक्त , कुरुक्षेत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति से 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार की विनिर्दिष्ठ अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें , विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं 0 01 : 

प्रारम्भिक बिंदु ' ए ' से राक्षी नदी के पुल से गुजरते हुए पूर्व दिशा में बबैन चौक पर धर्मपाल की जूतों की दुकान 
तक , तत्पश्चात धर्मपाल की जूतों की दुकान से दक्षिण दिशा में सुरजीत ढाबा तक , तत्पश्चात सुरजीत ढाबा से पश्चिम दिशा में 
कुरुक्षेत्र रोड पर बिंदु ' आई ' तक , जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , तत्पश्चात बिंदु ' आई से उत्तर दिशा में 
नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ होते हुए बिंदु ' ए ' तक , जोकि आरम्भिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 02 : - प्रारम्भिक बिंदु ' बी ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से दक्षिण पश्चिम दिशा में सरकारी विश्राम गृह 
तक , तत्पश्चात सरकारी विश्राम गृह से दक्षिण पूर्व दिशा में तहसील रोड पर चलते हुए सनी कार शॉप तक , तत्पश्चात सनी 
कार शॉप से पश्चिम दिशा में मिगलानी स्वीट्स तक , तत्पश्चात मिगलानी स्वीट्स से दक्षिण दिशा में सौरब चोपड़ा के घर तक , 
तत्पश्चात सौरब चोपड़ा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रहलाद चंद शर्मा के घर तक , तत्पश्चात प्रहलाद चंद शर्मा के घर से 
दक्षिण पश्चिम दिशा में चलते हुए राजकुमार इलेक्ट्रॉनिक्स तक , तत्पश्चात राजकुमार इलेक्ट्रॉनिक्स से उत्तर पश्चिम दिशा में 
अजंता रेफ्रीजरेटरस तक , तत्पश्चात अजंता रेफ्रीजरेटरस से उत्तर पूर्व दिशा में इंडियन बैंक तक , तत्पश्चात इंडियन बैंक से 
पश्चिम दिशा में रंजन गिफ्ट गैलरी तक , तत्पश्चात रंजन गिफ्ट गैलरी से शाहबाद रोड पर उत्तर दिशा में अटल सेवा केंद्र 
तक जोकि बबैन चौक पर स्थित है , अटल सेवा केंद्र से पश्चिम दिशा में बिंदु ' ए ' तक जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित 
है , तत्पश्चात बिंदु ' ए ' से उत्तर पश्चिम दिशा में नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ होते हुए बिंदु ' बी ' तक , जोकि आरम्भिक 
बिंदु है । 
वार्ड नं 0 03 : 

प्रारम्भिक बिंदु ' सी ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से दक्षिण दिशा में धन सिंह के घर तक , 
तत्पश्चात धन सिंह के घर से पूर्व दिशा में रोमी के खेत तक , तत्पश्चात रोमी के खेत से दक्षिण दिशा में सुनीता के घर तक , 
तत्पश्चात सुनीता के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में विराज गार्डन तक , तत्पश्चात विराज गार्डन से दक्षिण दिशा में पंकज किराना 
स्टोर तक , तत्पश्चात पंकज किराना स्टोर से पश्चिम दिशा में एस.पी.आर. इरीगेशन सेंटर तक , तत्पश्चात एस.पी.आर. इरीगेशन 


, 


, 


, 


( 3633 ) 


3634 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCT . 21 , 2021 ( ASVN . 29 , 1943 SAKA ) 


> 


, 


, 


, 


, 


सेंटर से तहसील रोड पर मुड़ते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में सरकारी विश्राम गृह तक , तत्पश्चात सरकारी विश्राम गृह से उत्तर 
पूर्व दिशा में चलते हुए बिंदु ' बी ' तक , तत्पश्चात बिंदु ' बी ' से पूर्व दिशा में होते हुए बिंदु ' सी ' तक , जोकि आरम्भिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 04 : - प्रारम्भिक बिंदु ' डी ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से दक्षिण पश्चिम दिशा में सत्यम कॉलोनी के 
गेट तक , तत्पश्चात सत्यम कॉलोनी के गेट से पश्चिम दिशा में अग्रवाल मेडिकल , तत्पश्चात अग्रवाल मेडिकल से उत्तर दिशा 
में महक सिंह के घर तक , तत्पश्चात महक सिंह के घर से पश्चिम दिशा में वकील पैलेस वाले के खेत तक , तत्पश्चात वकील 
पैलेस वाले के खेत से उत्तर दिशा में रोमी के खेत के उत्तरी छोर तक , तत्पश्चात रोमी के खेत के उत्तरी छोर से पश्चिम दिशा 
में योगेश कुमार के घर तक , तत्पश्चात योगेश कुमार के घर से उत्तर दिशा में बिंदु ' सी ' तक , तत्पश्चात बिंदु ' सी ' से पूर्व 
दिशा में नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ होते हुए बिंदु ' डी ' तक , जोकि आरम्भिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 05 : - प्रारम्भिक बिंदु ' इ ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से पश्चिम दिशा में बन रोड पर चलते हुए डा 

, 
जगदीश के घर तक , तत्पश्चात डा जगदीश के घर से दक्षिण दिशा में रामपत्ति के खाली प्लाट तक , तत्पश्चात रामपत्ति के 
खाली प्लाट से पश्चिम दिशा में संजू कम्बोज के प्लाट तक , तत्पश्चात संजू कम्बोज के प्लाट से दक्षिण दिशा में राम रतन की 
दुकान तक , तत्पश्चात राम रतन की दुकान से पश्चिम दिशा में हरीकृष्ण के घर तक , तत्पश्चात हरीकृष्ण के घर से उत्तर 
दिशा में राजेश शर्मा के घर तक , तत्पश्चात राजेश शर्मा के घर से पश्चिम दिशा में बिल्ला आटा चक्की तक , तत्पश्चात बिल्ला 
आटा चक्की से उत्तर दिशा में भूषण के घर तक , तत्पश्चात भूषण के घर से पश्चिम दिशा में अशोक कुमार की दुकानों तक , 
तत्पश्चात अशोक कुमार की दुकानों से उत्तर पूर्व दिशा में जगमोहन अग्रवाल के घर तक , तत्पश्चात जगमोहन अग्रवाल के घर 
से उत्तर दिशा में श्रवण गर्ग के घर तक , तत्पश्चात श्रवण गर्ग के घर से पूर्व उत्तर दिशा में यमुनानगर रोड पर चलते हुए बिंदु 
' डी ' तक , तत्पश्चात बिंदु ' डी ' से दक्षिण दिशा में नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ चलते हुए बिंदु ' इ ' तक , जोकि 
आरम्भिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 06 : 

प्रारम्भिक बिंदु ‘ एफ ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से बुढा रोड पर चलते हुए उत्तर पश्चिम दिशा 
में राइस मिल के सामने से होते हुए वीरता रानी की दुकान तक , तत्पश्चात वीरता रानी की दुकान से उत्तर दिशा में ओम 
प्रकाश गर्ग के कमरों तक , तत्पश्चात ओम प्रकाश गर्ग के कमरों से पश्चिम दिशा में बिटू किराना स्टोर के खाली घर तक , 
तत्पश्चात बि ₹ किराना स्टोर के खाली घर से पूर्व दिशा में ओम ज्वलैर्स तक , तत्पश्चात ओम ज्वलैर्स से उत्तर दिशा में होते 
हुए धर्मपाल के घर के पीछे खाली प्लाट तक , तत्पश्चात धर्मपाल के घर के पीछे खाली प्लाट से उत्तर दिशा में जाते हुए 
सुरेन्द्र के घर तक , तत्पश्चात सुरेन्द्र के घर से उत्तर दिशा में सिंद्र के घर तक , तत्पश्चात सिंद्र के घर से पूर्व दिशा में बन 
रोड पर बिंदु ' एफ ' तक जोकि आरम्भिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 07 : - प्रारम्भिक बिंदु ' जी ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से पश्चिम दिशा में सुखा के खाली प्लाट तक , 
तत्पश्चात सुखा के खाली प्लाट से उत्तर दिशा में जाते हुए अमित गोयल के घर तक , तत्पश्चात यहाँ से पश्चिम दिशा में 
हनुमान मंदिर तक , तत्पश्चात हनुमान मंदिर से उत्तर दिशा में धवन सरदार की खाली दुकानों तक , तत्पश्चात खाली दुकानों से 
पूर्व दिशा में मुड़कर फ्यूचर फार्मा तक , तत्पश्चात फ्यूचर फार्मा से उत्तर दिशा में मुड़कर चौहान एस.सी.बी. दुकान तक , 
तत्पश्चात चौहान एस.सी.बी. दुकान से पूर्व दिशा में जाते हुए नहना हसन की दुकान तक , तत्पश्चात पूर्व दिशा में राजकुमारी 
की दुकान तक , तत्पश्चात राजकुमारी की दुकान से दक्षिण दिशा में विश्व कर्मा वुड वर्क्स तक , तत्पश्चात विश्व कर्मा वुड 
वर्स से पूर्व दिशा में बुढा गाँव वाली सड़क पर चलते हुए बिंदु ' एफ ' तक , तत्पश्चात बिंदु ' एफ ' से दक्षिण दिशा में 
नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ चलते हुए बिंदु ' जी ' तक , जो की आरम्भिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 08 : - प्रारम्भिक बिंदु ' एच ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से उत्तर पूर्व दिशा में बदाच्पुर रोड पर चलते 
हुए राकेश के घर तक , तत्पश्चात राकेश के घर से उत्तर पूर्व दिशा में महेंदर के घर तक , तत्पश्चात महेंदर के घर से दक्षिण 
दिशा में सतीश के घर तक , तत्पश्चात सतीश के घर से पूर्व दिशा में कमलेश के घर तक , तत्पश्चात कमलेश के घर से दक्षिण 
दिशा में राजेश नम्बरदार के घर तक , तत्पश्चात राजेश नम्बरदार के घर से पूर्व दिशा में हुकुमचंद के घर तक , तत्पश्चात 
हुकुमचंद के घर से उत्तर दिशा में मोती राम के घर तक , तत्पश्चात मोती राम के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में देवकी देवी के 
घर तक । देवकी देवी के घर से उत्तर दिशा में प्रवीन की दुकान तक , तत्पश्चात प्रवीन की दुकान से पूर्व दिशा में रणधीर 
प्रजापत के घर तक , तत्पश्चात रणधीर प्रजापत के घर से दक्षिण दिशा में महावीर प्रसाद के घर तक , तत्पश्चात महावीर प्रसाद 
के घर से पूर्व दिशा में श्री राम के खाली प्लाट तक , तत्पश्चात श्री राम के खाली प्लाट से उत्तर दिशा में जयपाल के घर तक , 
तत्पश्चात जयपाल के घर से पूर्व दिशा में लक्की क्लिनिक तक , तत्पश्चात लक्की क्लिनिक से उत्तर दिशा में श्री राम फोटो 
स्टेट तक , तत्पश्चात श्री राम फोटो स्टेट से पूर्व में हनुमान मंदिर रोड पर छोटा सैनी के घर तक , तत्पश्चात छोटा सैनी के घर 
से दक्षिण दिशा में हनुमान मंदिर तक , तत्पश्चात हनुमान मंदिर से पूर्व दिशा में बापदा कॉलोनी रोड पर नरेश कुमार के घर 
तक , तत्पश्चात नरेश कुमार के घर से दक्षिण दिशा में शालू के खाली प्लाट तक , तत्पश्चात शालू के खाली प्लाट से पूर्व दिशा 
में बापदा रोड पर बिंदु ' जी ' तक , तत्पश्चात बिंदु ' जी ' से दक्षिण पश्चिम दिशा में नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ चलते 
हुए बिंदु ' एच ' तक , जोकि आरम्भिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 09 : - प्रारम्भिक बिंदु अनिल किराना स्टोर से शुरू होकर पूर्व दिशा में जाते हुए अनमोल गिफ्ट्स की दुकान तक , 
तत्पश्चात अनमोल गिफ्ट्स से दक्षिण दिशा में जाते हुए मोबाइल टावर के नीचे खाली दुकानों ( हनुमान मंदिर के पास ) तक , 
तत्पश्चात खाली दुकानों से पश्चिम दिशा में पुरानी चुंगी से होते हुए पार्क तक , तत्पश्चात पार्क से उत्तर दिशा में जाते हुए 
लघु बाल भवन तक , तत्पश्चात लघु बाल भवन से पूर्व दिशा में मुड़कर गुप्ता मेडिकल तक , तत्पश्चात गुप्ता मेडिकल से उत्तर 
दिशा में जाते हुए खुराना नुडल्स तक , तत्पश्चात खुराना नुडल्स से पश्चिम दिशा में जाते हुए रमेश की खाली दुकानों तक , 


, 


5 


, 


, 


, 


, 


3635 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCT . 21 , 2021 ( ASVN . 29 , 1943 SAKA ) 
तत्पश्चात यहाँ से उत्तर दिशा में क्वालिटी बेकर्स तक , तत्पश्चात क्वालिटी बेकर्स से पूर्व दिशा में जाते हुए मिठास स्वीट्स 
तक , तत्पश्चात मिठास स्वीट्स से उत्तर दिशा में अनिल किराना स्टोर तक , जोकि आरंभिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 10 : - प्रारम्भिक बिंदु मेजर के बाग से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते हुए अजय कुमार के घर तक , 
तत्पश्चात अजय कुमार के घर से दक्षिण दिशा में सुमित के घर तक , तत्पश्चात सुमित के घर से पश्चिम दिशा में अमित कुमार 
के खाली प्लाट तक , तत्पश्चात अमित कुमार के खाली प्लाट से पूर्व दिशा में उषा रानी के घर तक , तत्पश्चात उषा रानी के 
घर से दक्षिण दिशा में अरुण के घर तक , तत्पश्चात अरुण के घर से पूर्व दिशा में राजपाल के घर तक । राजपाल के घर से 
दक्षिण दिशा में लाल चंद की खाली दुकान तक , तत्पश्चात लाल चंद की खाली दुकान से पश्चिम दिशा में खसरा नं . 126 
तक , तत्पश्चात खसरा नं . 126 से उत्तर पश्चिम दिशा में जिंदल कन्फेक्शनरी तक , तत्पश्चात जिंदल कन्फेक्शनरी से इंद्री रोड 
पर दक्षिण दिशा में आनंद मेडिकल स्टोर तक , तत्पश्चात आनंद मेडिकल स्टोर से पश्चिम दिशा में बाबा टीवी सेंटर तक , 
तत्पश्चात बाबा टीवी सेंटर से उत्तर पूर्व दिशा में मन्नत गारमेंट्स तक , तत्पश्चात मन्नत गारमेंट्स से उत्तर पश्चिम दिशा में 
आनंद स्पोर्ट्स तक , तत्पश्चात आनंद स्पोर्ट्स से उत्तर पूर्व दिशा में सतपाल के घर तक , तत्पश्चात सतपाल के घर से पूर्व 
दिशा में अनिल जिंदल के घर तक , तत्पश्चात अनिल जिंदल के घर से उत्तर दिशा में आनंद किराना स्टोर तक , तत्पश्चात 
आनंद किराना स्टोर से पूर्व दिशा में मेजर के बाग तक , जोकि आरंभिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 11 : - प्रारम्भिक बिंदु मदरासी डोसा से आरम्भ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते हुए कैलाश भवन की दुकानों तक , 
तत्पश्चात इन दुकानों से पश्चिम दिशा में पी.सी. ज्वैलर्स तक , तत्पश्चात पी.सी. ज्वैलर्स से उत्तर दिशा में जाते हुए संगम 
साड़ीज तक , तत्पश्चात संगम साड़ीज से पश्चिम दिशा में अठ्वाडी मंदिर तक , तत्पश्चात यहाँ से उत्तर दिशा में कृष्ण पुस्तक 
भंडार तक , तत्पश्चात पुस्तक भंडार से पूर्व दिशा में पॉल मर्चेट्स गोल्ड लोन्स तक , तत्पश्चात पॉल मर्चेट्स से दक्षिण पश्चिम 
दिशा में जाते हुए रमेश चंद के घर तक , तत्पश्चात दक्षिण पूर्व दिशा में रमेश चंद के घर से मदरासी डोसा तक , जोकि 
आरंभिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 12 : - प्रारम्भिक बिंदु संजीव क्लॉथ हाउस से आरंभ होकर दक्षिण दिशा में जाते हुए एस कुमार गारमेंट्स तक , 
तत्पश्चात पश्चिम दिशा में एस कुमार गारमेंट्स से जोध सिंह के घर तक , तत्पश्चात जोध सिंह के घर से दक्षिण दिशा में जाते 
हुए कुलदीप गौतम के घर तक , तत्पश्चात कुलदीप गौतम के घर से पश्चिम दिशा में सोम प्रकाश के घर तक , तत्पश्चात 
सोम प्रकाश के घर से दक्षिण दिशा में मुड़कर विमल मास्टर के घर तक , तत्पश्चात विमल मास्टर के घर से पश्चिम दिशा में 
पप्पू के घर तक , तत्पश्चात पप्पू के घर से उत्तर दिशा में रविन्द्र कुमार के घर तक , तत्पश्चात रविन्द्र कुमार के घर से पूर्व 
दिशा में जाते हुए वीरेंद्र कुमार के घर तक , तत्पश्चात वीरेंद्र के घर से उत्तर दिशा में निशि कुमार की खाली दुकान तक , 
तत्पश्चात निशि कुमार की खाली दुकान से पूर्व दिशा में संजीव क्लॉथ हाउस तक , जोकि आरंभिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 13 : 

प्रारंभिक बिंदु संजय बंसल के घर से पश्चिम दिशा में माया के घर तक , तत्पश्चात माया के घर से दक्षिण 
दिशा में जय भगवान के घर तक , तत्पश्चात जय भगवान के घर से पश्चिम दिशा में बलविंदर के खाली प्लॉट तक , तत्पश्चात 
बलविंदर के खाली प्लॉट से उत्तर दिशा में सोमप्रकाश के घर तक , तत्पश्चात सोमप्रकाश के घर से पश्चिम दिशा में गोकल 
चंद के घर तक , तत्पश्चात गोकल चंद के घर से दक्षिण दिशा में सुशिल कुमार के घर तक , तत्पश्चात सुशिल कुमार के घर 
से पश्चिम दिशा में देशराज के घर के सामने से होते हुए चेतक नन्द के घर तक , तत्पश्चात चेतक नन्द के घर से उत्तर दिशा 
में सतपाल के घर तक , तत्पश्चात सतपाल के घर से पश्चिम दिशा में वाल्मीकि मंदिर तक , तत्पश्चात वाल्मीकि मंदिर से दक्षिण 
पश्चिम दिशा में रविदास धर्मशाला तक , तत्पश्चात रविदास धर्मशाला से पश्चिम दिशा में नरेश के घर तक , तत्पश्चात नरेश के 
घर से उत्तर दिशा में अनिल कुमार के घर तक , तत्पश्चात अनिल कुमार के घर से पूर्व दिशा में सोम प्रकाश के घर तक , 
तत्पश्चात सोम प्रकाश के घर से उत्तर दिशा में सोम प्रकाश की दुकान तक , तत्पश्चात सोम प्रकाश की दुकान से पूर्व दिशा में 
राधेश्याम के घर तक , तत्पश्चात राधेश्याम के घर से उत्तर दिशा में जय प्रकाश के घर तक , तत्पश्चात जय प्रकाश के घर से 
पूर्व दिशा में नरेश कुमार के घर तक , तत्पश्चात नरेश कुमार के घर से उत्तर दिशा में प्राथमिक विद्यालय तक , तत्पश्चात 
प्राथमिक विद्यालय से पूर्व दिशा में खेडा मंदिर तक , तत्पश्चात खेडा मंदिर से उत्तर दिशा में सुनील कुमार की दुकान तक , 
तत्पश्चात सुनील कुमार की दुकान से पूर्व दिशा में गरीब दास की किराना दुकान तक , तत्पश्चात गरीब दास की किराना 
दुकान से दक्षिण दिशा में ज्योति यादव की दुकान तक , तत्पश्चात ज्योति यादव की दुकान से पश्चिम दिशा में गुरु नानक 
ज्वैलर्स तक , तत्पश्चात गुरु नानक ज्वैलर्स से दक्षिण दिशा में संजय बंसल के घर तक जोकि आरंभिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 14 : - संतुष्टि ज्वैलर्स से आरम्भ होकर दक्षिण दिशा में साधू राम की हवेली तक , तत्पश्चात हवेली से पश्चिम दिशा में 
नानू राम के गोदाम तक , तत्पश्चात गोदाम से दक्षिण दिशा में कपिल के घर तक , तत्पश्चात कपिल के घर से पश्चिम दिशा में 
अजित सिंह के घर तक , तत्पश्चात उत्तर पश्चिम दिशा में अजित सिंह के घर से भोपाल के घर तक , तत्पश्चात भोपाल के घर 
से उत्तर पश्चिम दिशा में रक्षक के घर तक , तत्पश्चात रक्षक के घर से पश्चिम दिशा में जाते हुए मामचंद के घर तक , 
तत्पश्चात मामचंद के घर से उत्तर दिशा में बाबु राम के खाली प्लाट तक , तत्पश्चात बाबु राम के खाली प्लाट से पूर्व दिशा में 
संतुष्टि ज्वैलर्स तक , जोकि आरंभिक बिंदु है । 
वार्ड नं 0 15 : - प्रारम्भिक बिंदु ' आई ' जोकि नगरपालिका की सीमा पर स्थित है , से पूर्व दिशा में सोनी स्वीट्स कार्नर तक , 
तत्पश्चात सोनी स्वीट्स कार्नर से दक्षिण दिशा में श्री राम ज्वैलर्स तक , तत्पश्चात श्री राम ज्वैलर्स से पश्चिम दिशा में बलजीत 
सिंह आटा चक्की तक , तत्पश्चात बलजीत सिंह आटा चक्की से दक्षिण दिशा में बाली राम के घर तक , तत्पश्चात पूर्व दिशा में 
बाली राम के घर से अशोक कुमार के घर तक , तत्पश्चात अशोक कुमार के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में जाते हुए इशु के घर 
तक , तत्पश्चात इशु के घर से दक्षिण दिशा में बलबीर सैनी की दुकान तक , तत्पश्चात बलबीर सैनी की दुकान से दक्षिण दिशा 


, 


, 


, 


, 


f 


, 


, 


, 


, 


, 


5 


, 


, 


, 


3636 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCT . 21 , 2021 ( ASVN . 29 , 1943 SAKA ) 


> 


में भगवती किराना स्टोर तक , तत्पश्चात भगवती किराना स्टोर से पूर्व दिशा में साधू राम के घर तक , तत्पश्चात साधू राम के 
घर से दक्षिण दिशा में बदाच्पुर रोड पर चलते हुए बिंदु ' एच ' तक , तत्पश्चात बिंदु ‘ एच ' से उत्तर पश्चिम दिशा में नगरपालिका 
की सीमा के साथ - साथ चलते हुए बिंदु ' आई ' तक , जोकि आरम्भिक बिंदु है । 


अरूण कुमार गुप्ता , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 


Notification 


The 21st October , 2021 


No. 52 / 69 / 2021-2C1.- In pursuance of the provision of Rule - 9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules , 1977 and in supersession of all previous orders / notifications issued in this behalf , the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee , Ladwa , 
District - Kurukshetra for information of the persons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette , together with objections 
and suggestions , if any , which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana , Urban Local 
Bodies Department Director , Urban Local Bodies , Haryana , Panchkula through Deputy Commissioner , 
Kurukshetra from any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified . 

SCHEDULE OF BOUNDARIES 
Ward No. 01 : - Starting from the point ' A ' passing through the bridge of river Rakshi , in east direction till 
Dharampal's shoe shop at Babain Chowk , then from Dharampal's shoe shop to Surjit Dhaba in south direction , then 
from Surjit Dhaba to west direction on Kurukshetra road till point ' I ' which is located on the municipal committee 
boundary , then from point ' T to south direction along with the boundary of the municipal committee till point ' A ' , 
which is the starting point . 
Ward No. 02 : - Starting from the point ' B ' which is situated on the municipal committee boundary , in the south west 
direction to the Government Rest House , then from the Government Rest House to South - East direction on Tehsil 
Road till Sunny Car Shop , then from Sunny Car Shop to West direction till Miglani Sweets , then from Miglani 
Sweets to Saurab Chopra's house in the south direction , then from Saurab Chopra's house to Prahlad Chand Sharma's 
house in the north west direction , then from Prahlad Chand Sharma's house to Rajkumar Electronics in south west 
direction , then from Rajkumar Electronics to north west direction till Ajanta Refrigerators , then from Ajanta 
Refrigerators to Indian Bank in north east direction , then from Indian Bank to west direction till Ranjan Gift Gallery , 
then from Ranjan Gift Gallery to north direction on Shahbad Road Till Atal Sewa Kendra which is situated at Babain 
Chowk . From Atal Seva Kendra to west direction till point ' A ' , which is situated on the municipal committee 
boundary , then from point ' A ' to North West direction along the boundary of the municipal committee till point ' B ' , 
which is the starting point . 
Ward No. 03 : - Starting from the point ' C ' which is situated on the municipal committee boundary , in south direction 
to Dhan Singh's house , then from Dhan Singh's house to Romi's field in east direction , then from Romi's field to south 
direction till Sunita's house , thence in south east direction from Sunita's house to Viraj Garden , then from Viraj 
Garden to Pankaj Kirana Store in South direction , then from Pankaj Kirana Store to West direction till SPR Irrigation 
Center , thence Turning in north west direction from SPR Irrigation Center on Tehsil Road till Government Rest 
House , then walking in north east direction from Government Rest House till Point ' B ' , then from Point ' B ' to east 
direction till Point ' C ' , which is the starting point . 
Ward No. 04 : - Starting from the point ' D ' which is situated on the boundary of the municipal committee , to south 
west direction till the gate of Satyam Colony , then from the gate of Satyam Colony to west direction till Agrawal 
Medical , then from Agrawal Medical to north direction till the house of Mehak Singh , then From Mehak Singh's 
house to west direction till field of Vakil Palace's owner , then from field of Vakil Palace's owner to north direction 
till the northern end of Romi's field , then from the northern end of Romi's field to west direction till Yogesh Kumar's 
house , then from Yogesh Kumar's house to north direction till point ' C ' , then from point ' C ' to east direction along 
with the boundary of municipal committee till point ' D ' , which is the starting point . 


> 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCT . 21 , 2021 ( ASVN . 29 , 1943 SAKA ) 


3637 


> 


Ward No. 05 : - Starting from the point ' E ' which is situated on the municipal committee boundary , thence walking on 
Ban road in west direction till Dr. Jagdish's house , then from Dr. Jagdish's house to south direction till the vacant plot 
of Rampatti , then from the vacant plot of Rampatti to west direction till the plot of Sanju Kamboj , then from the plot 
of Sanju Kamboj to the shop of Ram Ratan in the south direction , then from the shop of Ram Ratan to west direction 
till the house of Harikrishna , then from Harikrishna's house to north direction till Rajesh Sharma's house , then from 
the house of Rajesh Sharma to west direction till Billa flour mill , then from Billa flour mill to the house of Bhushan in 
the north direction , then from Bhushan's house to west direction till the shops of Ashok Kumar , then from the shops 
of Ashok Kumar to north east direction till Jagmohan Agarwal's house , then from Jagmohan Agarwal's house to 
Shravan Garg's house in the North direction , then from Shravan Garg's house to east north direction on Yamunanagar 
road till point ' D ' , then from point ' D ' moving along with the municipal committee boundary in the south direction till 
point ' E ' , which is the starting point . 
Ward No. 06 : - From the starting point ' F ' which is situated on the the boundary of the municipal committee , walking 
on Budha road in north west direction through the rice mill till Veerta Rani's shop , then from Veerta Rani's shop to 
north direction till the rooms of Om Prakash Garg , then from the rooms of Om Prakash Garg to west direction till the 
vacant house of Bittu Kirana Store , then from the vacant house of Bittu Kirana Store to east till Om Jewellers , then 
from Om Jewellers to north direction till the vacant plot behind Dharampal's house , then from the vacant plot behind 
Dharampal's house to north direction till Surendra's house , then from Surendra's house to north direction till Sindra's 
house , then from Sindra's house to east direction on Ban road till point ' F ' , which is the starting point . 
Ward No. 07 : - Starting from the point ' G ' which is situated on the boundary of the municipal committee , to west 
direction till the vacant plot of Sukha , then going in the north direction from the vacant plot of Sukha till Amit 
Goyal's house , then from here to the Hanuman temple in the west direction , from Hanuman Mandir to north direction 
till the vacant shops of Dhawan Sardar , then from the vacant shops to east direction till Future Pharma , then from 
Future Pharma to north direction till Chauhan SCB shop , then moving from Chauhan SCB shop to east direction till 
Nahna Hassan's shop , thence going in east till Rajkumari's shop , then from Rajkumari's shop to south direction till 
Vishwa Karma Wood Works , thence walking on Budha Village from Vishwa Karma Wood Works to east direction 
till point ' F ' , thence moving from point ' F ' to south direction along with the municipal committee boundary till point 
' G ' , which is the starting point . 
Ward No. 08 : - Starting from the point ' H ' which is situated on the municipal committee boundary , walking on 
Badachpur road in North East direction till Rakesh's house , then from Rakesh's house till Mahender's house in North 
East direction , then from Mahender's house to south direction till Satish's house , then from Satish's house to 
Kamlesh's house in the east direction , then from Kamlesh's house to south direction till Rajesh Numbardar's house , 
then from Rajesh Numbardar's house to east direction till Hukumchand's house , then from Hukumchand's house to 
north direction till the house of Moti Ram , then from the house of Moti Ram to south east direction till the house of 
Devaki Devi . From Devaki Devi's house to north direction till Praveen's shop , then from Praveen's shop to Randhir 
Prajapat's house in the east direction , then from Randhir Prajapat's house to south direction till Mahavir Prasad's 
house , then from Mahavir Prasad's house to east direction till the vacant plot of Shri Ram , then from the vacant plot 
of Shri Ram to north direction till Jaipal's house , then from Jaipal's house to east direction till Lucky Clinic , then from 
Lucky Clinic to north direction till Shri Ram Photo State , then from Shri From Ram Photo State to east direction till 
the house of Chhota Saini on Hanuman Mandir Road , then from the house of Chhota Saini to south direction till 
Hanuman Mandir , then from Hanuman Mandir to east direction till the house of Naresh Kumar on Bapda Colony 
Road , then from Naresh Kumar's house to south direction till the vacant plot of Shalu , then from the vacant plot of 
Shalu to east direction till the point ' G ' on Bapda road , then from point ' G ' to south west direction along with the 
municipal committee boundary till the point ' H ' , which is the starting point . 
Ward No. 09 : - Starting from the point Anil Kirana store to east direction till Anmol Gifts shop , then going from 
Anmol Gifts to south direction till vacant shops under mobile tower ( near Hanuman Mandir ) , then from vacant shops 
to west direction Passing through Sarkari chungi till the park , then going north direction from the park to Laghu Bal 
Bhavan , then turning in east direction from Laghu Bal Bhavan to Gupta Medical , then going in north from Gupta 
Medical to Khurana Noodles , then moving from Khurana Noodles to west direction till Ramesh's empty shops , then 
moving towards north direction till Quality Bakers , then going in the east direction from Quality Bakers to Meethas 
Sweets , then from Meethas Sweets to north direction till Anil Kirana Store , which is the starting point . 
Ward No. 10 : - Starting from the point Major's garden , going in south west direction till Ajay Kumar's house , then 
from Ajay Kumar's house to south direction till Sumit's house , then from Sumit's house to west direction till Amit 
Kumar's vacant plot , then from the vacant plot of Amit Kumar to east direction till Usha Rani's house , then from Usha 
Rani's house to south direction till Arun's house , then from Arun's house to Rajpal's house in east direction . From 
Rajpal's house to Lal Chand's vacant shop in the south direction , then from Lal Chand's vacant shop to west direction 
till Khasra no . Till 126 , there after Khasra no . Till 126 to north west direction till Jindal Confectionery , then from 
Jindal Confectionery to Anand Medical Store in South direction on Indri Road , then from Anand Medical Store to 
West direction till Baba TV Center , then from Baba TV Center to north east direction till Mannat Garments , then 


2 


> 


2 


3638 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , OCT . 21 , 2021 ( ASVN . 29 , 1943 SAKA ) 


> 


from Mannat Garments to north west direction till Anand Sports , then from Anand Sports to north east direction till 
Satpal's house , then from Satpal's house to east direction till Anil Jindal's house , then from Anil Jindal's house to 
north direction till Anand Kirana Store , then from Anand Kirana Store to east direction till Major's garden , which is 
the starting point . 
Ward No. 11 : - Starting from the point Madarasi Dosa going in south west direction till Kailash Bhawan's shops , 
then from these shops to west direction till PC Jewelers , then going in north direction from PC Jewelers to Sangam 
Sarees , then from Sangam Sarees to west direction till Athvadi Mandir , then from here to north direction till Krishna 
Book Bhandar , then from Book Bhandar to east direction till Paul Merchants Gold Loans , then in the south west 
direction from Paul Merchants to the house of Ramesh Chand , then in the south east direction from Ramesh Chand's 
house till Madrasi Dosa , which is the starting point . 
Ward No. 12 : - Starting from the point Sanjeev Cloth House and going in the south direction till S Kumar Garments , 
then in the west direction from S Kumar Garments to Jodh Singh's house , then from Jodh Singh's house to south 
direction till Kuldeep Gautam's house , then from Kuldeep Gautam's house to west direction till Som Prakash's house , 
thence turning from Somprakash's house to South direction till Vimal Master's house , then from Vimal Master's 
house to Pappu's house in the west direction , then from Pappu's house to north direction till Ravindra Kumar's house , 
then from Ravindra Kumar's house to east direction till Virendra Kumar's house , then going in north direction from 
Virendra's house to Nishi Kumar's vacant shop , then from Nishi Kumar's vacant shop to east direction till Sanjeev 
Cloth house , which is the starting point . 
Ward No. 13 : - Starting from the point Sanjay Bansal's house to Maya's house in west direction , then from Maya's 
house to Jai Bhagwan's house in south direction , then from Jai Bhagwan's house to west direction till Balwinder's 
vacant plot , then Balwinder's vacant plot to north direction till the house of Somprakash , then from the house of Som 
Prakash to the house of Gokal Chand in the west direction , then from the house of Gokal Chand to south direction till 
Sushil Kumar's house , then from Sushil Kumar's house to west direction tthrough the front of Deshraj's house till the 
house of Chetak Nand , then from the house of Chetak Nand to Satpal's house in the north direction , then from Satpal's 
house to west direction till Valmiki temple , then from Valmiki temple to south west direction till Ravidas 
Dharamsala , then from Ravidas Dharamsala to the house of Naresh in the west direction , then from the house of 
Naresh in the north to the house of Anil Kumar , then from the house of Anil Kumar to the house of Som Prakash in 
the east direction , then from Som Prakash's house to north direction till Som Prakash's shop , then from Som 
Prakash's shop to east direction till Radheshyam , then from Radheshyam's house to Jai Prakash's house in the north 
direction , then from Jai Prakash's house to east direction till Naresh Kumar's house , then from Naresh Kumar's house 
to north direction till primary school , then from the primary school to east direction till Kheda Mandir , then from 
Kheda Mandir to north direction till Sunil Kumar's shop , then from Sunil Kumar's shop to east direction till Garib 
Das's grocery shop , then from Garib Das's grocery shop to south direction till Jyoti Yadav's shop , then from Jyoti 
Yadav's shop to west direction till Guru Nanak Jewellers , then from Guru Nanak Jewellers to south direction till 
Sanjay Bansal's house , which is the starting point . 
Ward No.14 : - Starting from Santushti Jewellers to south direction till Sadhu Ram's Haveli , then from Haveli to west 
direction till Nanu Ram's Godown , then from Godown to south direction till Kapil's House , then from Kapil's House 
to west direction till Ajit Singh's house , then from Ajit Singh's house to north west direction till Bhopal's house , then 
from Bhopal's house to north west direction till Rakshak's house , then going from Rakshak's house to west direction 
till Mamchand's house , then from Mamchand's house to north direction till the vacant plot of Babu Ram , then from 
the vacant plot of Babu Ram to east direction till Santushti Jewellers , which is the starting point . 
Ward No. 15 : - Starting from the point ' I ' which is situated on the boundary of municipal committee , in the east 
direction till Soni Sweets Corner , then from Soni Sweets Corner to south direction till Shri Ram Jewellers , then from 
Shri Ram Jewellers to west direction till Baljit Singh Atta Chakki , then from Baljit Singh Atta Chakki to south 
direction till the house of Bali Ram , then from the house of Bali Ram to east direction till Ashok Kumar's house , then 
going from Ashok Kumar's house to south east direction till the house of Ishu , then from Ishu's house to south 
direction till Balbir Saini's shop , then from Balbir Saini's shop to south direction till Bhagwati Kirana Store , then from 
Bhagwati Kirana store to east direction till Sadhu Ram's house , then walking from Sadhu Ram's house on Badachpur 
road to south direction till Point ' H ' , then from Point ' H ' to north west direction along with the boundary of municipal 
committee till Point ' T ' , which is the starting point . 


ARUN KUMAR GUPTA , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department . 


9355 — C.S. - H.G.P . , Pkl . 


